रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAID / 


Nex 


ENTERS 


Rani 


RANCHI 


R47 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 5 , 2017 / पौष 15 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 5, 2017 /PAUSA 15 , 1938 


सं . 33 ] 
No. 33] 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली , 4 जनवरी , 2017 
का . आ . 36( अ). — केंद्रीय सरकार , पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की 
उप -धारा (1) और ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय 
के आदेश का. आ. संख्याक 489 ( अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 

उक्त आदेश में , पैरा 1 में , - 
(i) " तेरह वर्ष और आठ महीने की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "पंदह वर्ष और आठ महीने की 

अवधि के लिए " शब्द रखे जाएंगे । 
(ii) उक्त क्रम सं . 1 से 18 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी , अर्थात : 

1. आयुक्त आगरा प्रभाग 
2. जिला मजिस्ट्रेट , आगरा , उत्तर प्रदेश 

उपाध्यक्ष 
3. जिला मजिस्ट्रेट , मथुरा, उत्तर प्रदेश 

सदस्य 
4. जिला मजिस्ट्रेट , एटा , उत्तर प्रदेश 

सदस्य 
5 . जिला मजिस्ट्रेट , हाथरस , उत्तर प्रदेश 
6. जिला मजिस्ट्रेट ,फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश 

सदस्य 
7. जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, राजस्थान 

सदस्य 
8. सचिव , पर्यावरण , और वन मंत्रालय, भारत 

सदस्य 
अथवा उनके प्रतिनिधि 


अध्यक्ष 


सदस्य 


64 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


9. सचिव , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि 
10. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि 

सदस्य 
11. नगरपालिका आयुक्त , आगरा 

सदस्य 
12. प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग , उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि 

सदस्य 
13. सचिव , पर्यावरण विभाग , राजस्थान सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य 
14. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि । सदस्य 
15. सदस्य सचिव , उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य 
16. सदस्य सचिव , राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि 
17. उप महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज 

सदस्य 
18. उप महानिरीक्षक पुलिस, आगरा रेंज अथवा उनके प्रतिनिधि 
19. उप मुख्य वन्य जीव वार्डन , भरतपुर पक्षी अभयारण्य 
20 . खनन अधीक्षण इंजीनियर , खान और भू-विज्ञान विभाग , भरतपुर , राजस्थान सदस्य 
21 . जनता/सिविल सोसाइटी के तीन ( 3) प्रतिनिधि , जो केंद्रीय सरकार द्वारा 

नामनिर्दिष्ट किए जाएं 
22. उपाध्यक्ष , आगरा विकास प्राधिकरण 

सदस्य - संयोजक 
[ फा . सं . जेड- 20018/ 1/99- सीपीए ] 

अरूण कुमार मेहता , संयुक्त सचिव 
टिप्पण- मूल आदेश भारत के राजपत्र में का . आ . 489( अ), तारीख 30 अप्रैल , 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था 

और पश्चातवर्ती में का . आ . 56 ( अ), तारीख 14 जनवरी, 2005, का . आ . 253( अ), तारीख 19 फरवरी, 
2007 , का . आ . 1539( अ), तारीख 24 जून , 2008, का . आ . 3303( अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2009 , 
का . आ . 2866 ( अ), तारीख 27 दिसम्बर , 2011, का . आ . 3822( अ ) तारीख 27 दिसम्बर , 2013. और 
का . आ . 3553( अ), तारीख 30 दिसम्बर , 2015 के द्वारा संशोधित किया गया था । 


सदस्य 


सदस्य 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

ORDER 

New Delhi, the 4th January , 2017 
S . O . 36 ( E ). – In exercise of the powers conferred by sub - sections (1 ) and ( 3 ) of section 3 of the Environment 
(Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ) the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the 
Government of India in the Ministry of Environment and Forest number S . O . 489 (E ), dated 30th April, 2003, namely . 

In the said Order, in paragraph 1, 
(i) for the words " for a period of thirteen years and eight months” the words " for a period of fifteen years and 

eight months” shall be substituted ; 
( ii ) for said number 1 to 18 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely: 
___ 1. Commissioner , Agra Division 

Chairman 
District Magistrate , Agra , Uttar Pradesh 

Vice - Chairman 
DistrictMagistrate, Mathura, Uttar Pradesh 

Member 


-तल 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . 


Member 


Member 
Member 


6 . 


7 . 


Member 


Member 


9 . 


Member 
Member 
Member 
Member 


11. 


Member 


DistrictMagistrate, Etah , Uttar Pradesh 
District Magistrate, Hathras, Uttar Pradesh 
District Magistrate, Firozabad , Uttar Pradesh 
District Magistrate , Bharatpur, Rajasthan 
Secretary , Ministry of Environment and Forests , Government of India or his 
Representative 
Secretary , Ministry of Petroleum and Natural Gas or his Representative 
Director General, Archaeological Survey of India or his Representative 
Municipal Commissioner, Agra 
Principal Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh 
or his Representative 
Secretary , Environment Department, Government of Rajasthan or his 
Representative 
Member Secretary , Central Pollution Control Board 
or his Representative 
Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board or his 
Representative 
Member Secretary , Rajasthan Pollution Control Board or his Representative 
Deputy Inspector General of Police, Bharatpur Range 
Deputy Inspector General of Police, Agra Range or his Representative 
Deputy Chief Wildlife Warden , Bharatpur Birds Sanctuary 
Superintending Mining Engineer, Department of Mines and Geology , 
Bharatpur , Rajasthan 
Three ( 3 ) Representatives Public / Civil Society to be nominated by the 
CentralGovernment 
Vice -Chairman , Agra Development Authority 


Member 


Member 


Member 


Member 
Member 
Member 
Member 


Member 


22 . 


Member 
Convenor 


[ F . No. Z - 20018 / 1 /99 -CPA ] 

ARUN KUMAR MEHTA , Jt . Secy. 
Note - The principal Order was published in the Gazette of India vide number S . O . 489 ( E ), dated 30th April, 2003 and 

subsequently amended vide S .O . 56 ( E ), dated 14th January , 2005 , S .O . 253( E ), dated 19th February, 2007 , 
S . O . 1539 (E ), dated 24th June , 2008, S . O . 3303 (E ), dated 29th December, 2009 , S . O . 2866 ( E ), dated 
27th December, 2011 , S . O . 3822 (E ), dated 27th December , 2013 , and S . O . 3553 ( E ), dated 30th December, 2015 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .01.07 
09: 38 : 18 + 05 30 


